रजिस्ट्री सं . जी -3 / डी एल ( एन ) 04 / 0009 / 2003-05 


भारत सरकार 

REGD. No. G - 3/ DL ( N )-04 / 0009 / 2003-05 
GOVERNMENT OF INDIA 


दलल राजपन्न 
Delhi Gazette 


समय-जयने 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 8 ] 


दिल्ली, मई 19 - मई 25, 2017, बृहस्पतिवार / वैशाख 29 - ज्येष्ठ 4, 1939 


[ रा.रा.रा. क्षे.दि. 68 ] 

[ N.C.T.D. 68 ] 


No. 8 ] 


DELHI, MAY 19 — MAY 25 , 2017, THURSDAY/VAISAKHA 29 — JYAISTHA 4 , 1939 


भाग- II - I 
PART - II - I 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के 

निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterialmatters, reproduction of High Court Notifications and 
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications. 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचनाएं 


दिल्ली , 25 अक्तूबर , 2016 


सहायक निबंधक 


सं . 605/ स्था ./ ई- I/ डी एच सी.- माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां 
सहर्ष करती हैं : 
क्र.सं. | अधिकारी का नाम एवं धारित पद पद जिस पर नियुक्ति हुई है 

टिप्पणी 
श्री रविन्दर दत्त शर्मा 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थाई दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
उप निबंधक (7 वें वेतन आयोग के आदेशों तक उपनिबंधक के नवसृजित 
अनुसार ) 

पदों में से एक के प्रति । 
श्री अरुण कुमार -1 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थाई दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
पुत्र श्री वी . पी . सिंह 

उप निबंधक ( 7 वें वेतन आयोग के आदेशों तक उपनिबंधक के नवसृजित 
सहायक निबंधक 
अनुसार ) 

पदों में से एक के प्रति । 
सुथी वंदना कैरोन 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थाई दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
सहायक निबंधक 
उप निबंधक ( 7 वें वेतन आयोग के 

आदेशों तक उपनिबंधक के नवसृजित 
अनुसार ) 

पदों में से एक के प्रति । 


N 


3 


3364 DG/ 2017 


( 239 ) 


240 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 /JYAISTHA 4 , 1939 


[ PART II - I 


4 


सुश्री मधु सिंघल 
सहायक निबंधक 


5 


श्री आलोक मदान 


सहायक निबंधक 


6 


श्री रविन्दर पाहुजा 


सहायक निबंधक 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थाई दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
उप निबंधक ( 7 वें वेतन आयोग के आदेशों तक उपनिबंधक के नवसृजित 

पदों में से एक के प्रति । 
अनुसार ) 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थाई दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
उप निबंधक ( 7 वें वेतन आयोग के आदेशों तक उप निबंधक के पद के 

प्रति जो श्री ऋषि पाल , उप निबंधक 
अनुसार ) 

के संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नत 

होने पर उपलब्ध हुआ है। 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थाई | दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
उप निबंधक ( 7 वें वेतन आयोग के आदेशों तक उप निबंधक के पद के 

प्रति जो श्री अरुण किशोर शर्मा, उप 
अनुसार ) 

निबंधक के संयुक्त निबंधक के रूप में 

पदोन्नत होने पर उपलब्ध हुआ है | 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में स्थानापन्न | दिनांक 25.10.2016 से आगामी 
उप निबंधक ( 7वें वेतन आयोग के आदेशों तक उप निबंधक के पद के 

प्रति जो श्री नरेश चंद गर्ग , उप 
अनुसार ) 

निबंधक के संयुक्त निबंधक के रूप में 
पदोन्नत होने पर उपलब्ध हुआ है | 


7 


श्री सुरिंदर जीत सिंह 


सहायक निबंधक 


नोट: 1. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविन्दर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली 

उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के. के. शर्मा एवं अन्य बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ", (iii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 14419-14421/ 2016 " शीर्षक दिनेश मनचन्दा 
एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” तथा (iv ) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल 
कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा उसी प्रकार इस शर्त के 
अध्यधीन भी हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो 
वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण )/ कर्मचारी ( गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई 
रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 25th October, 2016 


No. 605 /Estt./E - 1/DHC.- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on 
the establishment of this Court: 


Sr. No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Officer & Post 

held 
Mr. Ravinder Dutt Sharma 
Assistant Registrar 


. 


Temporary Deputy Registrar in 
the Level 13 of Pay Matrix ( as 
per 7th 

Pay Commission ) 


With effect from 25.10.2016 till further 
orders against one of the newly created 
posts of Deputy Registrar. 


2 . 


Mr. Arun Kumar - I 
S / o . Shri V.P. Singh 
Assistant Registrar 
Ms. Vandana Kairon 
Assistant Registrar 


Temporary Deputy Registrar in 
the Level 13 of Pay Matrix (as 
per 7th Pay Commission ) 
Temporary Deputy Registrar in 
the Level 13 of Pay Matrix ( as 
per 7th Pay Commission ) 


With effect from 25.10.2016 till further 
orders against one of the newly created 
posts of Deputy Registrar. 
With effect from 25.10.2016 till further 
orders against one of the newly created 
posts of Deputy Registrar. 


3 . 


[ PART II - I 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 /JYAISTHA 4 , 1939 


241 


4 . 


Ms. Madhu Singhal 
Assistant Registrar 


Temporary Deputy Registrar in 
the Level 13 of Pay Matrix (as 
per 7th Pay Commission ) 
Temporary Deputy Registrar in 
the Level 13 of Pay Matrix (as 
per 7th Pay Commission ) 


Mr. Alok Madan 
Assistant Registrar 


5 . 


6 . 


Mr. Ravinder Pahuja 
Assistant Registrar 


Temporary Deputy Registrar in 
the Level 13 of Pay Matrix (as 
per 7th Pay Commission ) 


With effect from 25.10.2016 till further 
orders against one of the newly created 
posts of Deputy Registrar. 
With effect from 25.10.2016 till further 
orders against the post of Deputy 
Registrar which has become available 
upon promotion of Mr. Rishi Pal, 
Deputy Registrar as Joint Registrar . 
With effect from 25.10.2016 till further 
orders against the post of Deputy 
Registrar which has become available 
upon promotion of Mr. Arun Kishore 
Sharma, Deputy Registrar as Joint 
Registrar . 
With effect from 25.10.2016 till further 
orders against the post of Deputy 
Registrar which has become available 
upon promotion of Mr. Naresh Chand 
Garg, Deputy Registrar as Joint 
Registrar. 


7 . 


Mr. Surinder Jeet Singh 
Assistant Registrar 


Officiating Deputy Registrar in 
the Level 13 of Pay Matrix ( as 
per 

7th Pay Commission ) 


NOTE : 1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP ( Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder 

Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors. ", ( ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled 
“ K.K.Sharma & Ors . Vs. High Court of Delhi & Ors. ” , (iii) SLP (Civil) No. 14419-14421/2016 
titled “ Dinesh Manchanda & Ors . Vs. High Court of Delhi & Ors . " and (iv ) W.P. ( C ) No.8016/ 2016 
titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. as also subject to the condition that in 
case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed , they will be 
liable to yield their position to the officer (s)/ official (s) placed senior to them and in case no vacancy is 
available , they shall stand reverted . 


सं . 606/ स्था ./ई-1/डीएचसी.- माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ 
सहर्ष करती हैं : 
पदधारी का नाम एवं धारित पद जिस पर नियुक्ति की गई है 

टिप्पणियाँ 


क्र.सं. 


पद 


1 . 


श्री गगन नागपाल, निजी 
सचिव 


वेतन मैट्रिक्स के 12 वें स्तर में 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) 
अस्थाई सहायक निबंधक 


दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
सहायक निबंधक के एक नव सृजित पद के 
प्रति । 


2 . 


सुश्री अंजना नागर , कोर्ट 


मास्टर 


वेतन मैट्रिक्स के 12वें स्तर में 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) 
अस्थाई सहायक निबंधक 


दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
सहायक निबंधक के एक नव सृजित पद के 
प्रति । 


3 . 


सुश्री मोना गोसाईं, निजी 
सचिव 


वेतन मैट्रिक्स के 12वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) | सहायक निबंधक के एक नव सृजित पद के 
अस्थाई सहायक निबंधक 


प्रति । 


4 . 


श्री संजीव कुमार , कोर्ट 


मास्टर 


वेतन मैट्रिक्स के 12वें स्तर में 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) 
अस्थाई सहायक निबंधक 


दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
सहायक निबंधक के एक नव सृजित पद के 
प्रति । 


242 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MAY 25 , 2017 /JYAISTHA 4 , 1939 


[ PART II - I 


5 . 


सुश्री नीलम , 
निजी सचिव 


वेतन मैट्रिक्स के 12 वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) सहायक निबंधक के एक नव सृजित पद के 
अस्थाई सहायक निबंधक 

प्रति । 
वेतन मैट्रिक्स के 12वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) | सहायक निबंधक के एक नव सृजित पद के 
अस्थाई सहायक निबंधक प्रति । 


6 . 


श्री अजीत अस्वानी 
कोर्ट मास्टर 


7 . 


श्री परमजीत सिंह , 
प्रशासनिक अधिकारी 
( न्यायिक ) 


वेतन मैट्रिक्स के 12 वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) | सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो श्री रविंदर 
अस्थाई सहायक निबंधक दत्त शर्मा के सहायक निबंधक से उप निबंधक 

के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध 


हुआ है । 


8 . 


श्री एस.एस.भटनागर, निजी | वेतन मैट्रिक्स के 12वें स्तर में 
सचिव 

( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) 
अस्थाई सहायक निबंधक 


दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो श्री अरुण 
कुमार-I के सहायक निबंधक से उप निबंधक के 
पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध 


हुआ है । 


9 . 


श्री मनोज कुमार , 


, 


कोर्ट 


पुत्र श्री आर.के.गुप्ता 
मास्टर 


वेतन मैट्रिक्स के 12 वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) | सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो सुश्री 
अस्थाई सहायक निबंधक वंदना कैरोन के सहायक निबंधक से उप 

निबंधक के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप 

उपलब्ध हुआ है। 
वेतन मैट्रिक्स के 12 वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो सुश्री मधु 
अस्थाई सहायक निबंधक सिंघल के सहायक निबंधक से उप निबंधक के 

पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध 


10 . 


सुश्री भावना पंत , निजी 
सचिव 


हुआ है । 


11 . 


सुश्री मंजीत कौर , कोर्ट 
मास्टर 


वेतन मैट्रिक्स के 12वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) | सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो श्री अलोक 
अस्थाई सहायक निबंधक मदान के सहायक निबंधक से उप निबंधक के 

पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध 

हुआ है। 
वेतन मैट्रिक्स के 12 वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार ) सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो श्री रविंदर 
अस्थाई सहायक निबंधक पाहुजा 

के सहायक 

निबंधक से उप निबंधक के 
पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध 


12. 


श्री मुकेश कुमार , निजी 
सचिव 


हुआ है । 


13. 


श्री संजीव कुमार बसनोत्रा , 
प्रशासनिक अधिकारी 
( न्यायिक ) 


वेतन मैट्रिक्स के 12 वें स्तर में दिनांक 25.10.2016 से आगामी आदेशों तक , 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) | सहायक निबंधक के पद के प्रति , जो श्री सुरिंदर 
स्थानापन्न सहायक निबंधक जीत सिंह के सहायक निबंधक से उप निबंधक 

के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध 


हुआ है । 


[ PART II - I 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 / JYAISTHA 4 , 1939 


243 


HTC : 1. 34777 FRPT(i) ga gat A (fract ) Å . 20362/2016 ef10et " face YEHT a Praca facraft 37 

FARRY a Pr ”, (ii) ga great (faract) H. 19374/2016 eftec " 7.Fr. raf a prania facut 37 
Fyri a 3772 ", (iii) TH Tat ( Pafa ) . 14419-14421/ 2016 for " faST HAIGT a PR CATH 
Faraft FRET a 37 " TT (iv ) Rc i facit (F4.) H. 8016/2016 eft “ 379 Dhr gaf aah 
दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य " के परिणाम के अध्यधीन होंगी तथा इस शर्त के भी अध्यधीन होंगी कि उपरोक्त 
निर्णयों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना पद अपने से ऊपर आसीन 
अधिकारी(गण )/कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 


No. 606 / Estt./ E - 1/DHC.- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments 
on the establishment of this Court: 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Officer & Post 

held 


Sr. No. 


1 . 


Mr. Gagan Nagpal 
Private Secretary 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against one of the newly created 
Pay Matrix (as per 7th Pay posts of Assistant Registrar. 
Commission ) 


2 . 


Ms. Anjana Nagar 
Court Master 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against one of the newly created 
Pay Matrix ( as per 7th Pay posts of Assistant Registrar . 
Commission ) 


3 . 


Ms. Mona Gosain 
Private Secretary 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against one of the newly created 
Pay Matrix (as per 7th Pay posts of Assistant Registrar. 
Commission ) 


A. 


Mr. Sanjeev Kumar 
Court Master 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against one of the newly created 
Pay Matrix (as per 7th Pay posts of Assistant Registrar . 
Commission ) 


5 . 


Ms. Neelam 
Private Secretary 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against one of the newly created 
Pay Matrix (as per 7th Pay posts of Assistant Registrar. 
Commission ) 


6 . 


Mr. Ajit Aswani 
Court Master 


7 . 


Mr. Paramjit Singh 
Admn . Officer (Judl.) 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against one of the newly created 
Pay Matrix (as per 7th Pay posts of Assistant Registrar. 
Commission ) 
Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix ( as per 7th Pay Registrar which has become available 
Commission ) 

upon promotion of Mr. Ravinder Dutt 
Sharma, Assistant Registrar as Deputy 
Registrar. 


244 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 / JYAISTHA 4 , 1939 


[PART II - I 


8 . 


Mr. S.S. Bhatnagar 
Private Secretary 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix ( as per 7th Pay Registrar which has become available 
Commission ) 

upon promotion of Mr. Arun Kumar -I, 
Assistant Registrar as Deputy Registrar . 


9 . 


Mr. Manoj Kumar 
S /o . Shri. R.K.Gupta 
Court Master 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix (as per 7th Pay Registrar which has become available 
Commission ) 

upon promotion of Ms. Vandana Kairon , 
Assistant Registrar as Deputy Registrar. 


10 . 


Ms. Bhawana Pant 
Private Secretary 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix ( as per 7th Pay Registrar which has become available 
Commission ) 

upon promotion of Ms. Madhu Singhal, 
Assistant Registrar as Deputy Registrar. 


11 . 


Ms. Manjeet Kaur 
Court Master 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix (as per 7th Pay Registrar which has become available 
Commission ) 

upon promotion of Mr. Alok Madan , 
Assistant Registrar as Deputy Registrar . 


12 . 


Mr. Mukesh Kumar 
Private Secretary 


Temporary 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix (as per 7th Pay Registrar which has become available 
Commission ) 

upon promotion of Mr. Ravindder Pahuja , 
Assistant Registrar as Deputy Registrar . 


13 . 


Mr. Sanjeev Kumar 
Basnotra 
Admn . Officer ( Judl.) 


Officiating 

Assistant With effect from 25.10.2016 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the post of Assistant 
Pay Matrix (as per 7th Pay Registrar which has become available 
Commission ) 

upon promotion of Mr. Surinder Jeet 
Singh , Assistant Registrar as Deputy 
Registrar . 


NOTE : 1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP ( Civil ) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja 

& Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors . " , (ii ) SLP ( Civil) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors . 
Vs. High Court of Delhi & Ors . ”, ( iii ) SLP ( Civil) No. 14419-14421/2016 titled “ Dinesh Manchanda 
& Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors. ” and ( iv ) W.P. ( C ) No.8016 /2016 titled “ Atul Kumar Sharma 
Vs. Delhi High Court and Anr. ” as also subject to the condition that in case as a result of implementation of 
above decisions their seniority position is depressed , they will be liable to yield their position to the 
officer(s )/ official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available , they shall stand reverted . 


farefit , 2 A7 , 2017 
# . 193/2114617/ 8. -1/ siya . — 54 faraght H. 46/74194T/F. - 1/ 81.77 . f . Fanin 02.01.2017 ofit 
निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करती हैं : 


क्रम सं . 


पद जिस पर नियुक्ति की गयी है 


टिप्पणी 


अधिकारी का नाम व 

धारित पद 
श्री दिनेश कुमार मनचंदा , 


1 . 


स्थानापन्न उप निबंधक 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में Ferlich 01.03.2017 À ATT BIGOTT dat 
अस्थायी उप निबंधक ( सातवें | उप निबंधक के पद के प्रति जो श्री शेखर चंद्रा , 
वेतन आयोग के अनुसार ) 

उप निबंधक के संयुक्त निबंधक के रूप में 
पदोन्नति पर उपलब्ध हुआ है । 


[ PART II - I 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 /JYAISTHA 4 , 1939 


245 


2 . 


सुश्री मीना भारद्वाज , 


सहायक निबंधक 


3 . 


श्री राजीव कुमार चौहान , 


वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में दिनांक 01.03.2017 से आगामी आदेशों तक 
अस्थायी उप निबंधक ( सातवें | उप निबंधक के पद के प्रति जो श्री गिरीश जेटली, 
वेतन आयोग के अनुसार ) 

उप निबंधक की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुआ है। 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में | दिनांक 01.03.2017 से आगामी आदेशों तक 
स्थानापन्न उप निबंधक ( सातवें उप निबंधक के पद के प्रति जो श्री प्रमोद कुमार, 
वेतन आयोग के अनुसार ) 

उप निबंधक के संयुक्त निबंधक के रूप में 
पदोन्नति पर उत्पन्न हुआ है । 


सहायक निबंधक 


, 


नोट : 1. श्री राजीव कुमार चौहान की स्थानापन्न उप निबंधक के रूप में नियुक्ति श्री अरुण कुमार- II , सहायक निबंधक के 

विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन होगी , एवं यदि उप निबंधक के पद पर नियुक्ति 
हेतु उनकी उपयुक्तता से सम्बंधित जांच परिणाम रखने वाले सीलशुदा लिफाफे को खोलने पर श्री अरुण कुमार- II , 
सहायक निबंधक उप निबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है 
तो श्री राजीव कुमार चौहान अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । अतः श्री दिनेश कुमार मनचंदा की 
स्थानापन्न उप निबंधक के रूप में नियुक्ति पर अधिसूचना सं . 46 / स्था ./ ई-I/डी.एच.सी. दिनांक 02.01.2017 द्वारा 
लगाई गई शर्त श्री अरुण कुमार- II के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन अब से हटाई 


जाती है । 


2. इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस एल पी (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहुजा एवं अन्य 

बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस एल पी ( सिविल ) सं. 19374/2016 शीर्षक “ के.के.शर्मा एवं अन्य 
बनाम दिल्ली उच्च न्यायलय एवं अन्य ” (iii) एस एल पी ( सिविल ) सं . 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा एवं 
अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ”, (iv) एस एल पी ( सिविल) सं . 22722/2016 शीर्षक " प्रतिमा रानी 
गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक 
" अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य " के परिणाम के अध्यधीन होंगी । 


Delhi, the 2nd March , 2017 
No. 193 /Estt./E-1/DHC.-In continuation to this Court s Notification No. 46 /Estt./ E - 1 /DHC dated 02.01.2017 , 
Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court: 


Name of the officer & Post held 


Sr. 
No. 


Post to which appointed 


Remarks 


1 . 


Mr.Dinesh Kumar Manchanda 
Officiating Deputy Registrar 


2 . 


Ms. Meena Bhardwaj 
Assistant Registrar 


Temporary 

Deputy | With effect from 01.03.2017 till 
Registrar in the Level 13 of further orders against the post of 
Pay Matrix (as per 7th Pay Deputy Registrar which has become 
Commission ) 

available 

upon promotion of 
Mr.Shekhar Chandra, Deputy 

Registrar as Joint Registrar. 
Temporary 

Deputy | With effect from 01.03.2017 till 
Registrar in the Level 13 of further orders against the post of 
Pay Matrix ( as per 7th Pay Deputy Registrar which has become 
Commission ) 

available upon retirement of Mr.Girish 

Jaitley , Deputy Registrar. 
Officiating 

Deputy | With effect from 01.03.2017 till 
Registrar in the Level 13 of further orders against the post of 
Pay Matrix ( as per 7th Pay | Deputy Registrar arising upon 
Commission ) 

promotion 

of Mr.Pramod 
Kumar, Deputy Registrar as Joint 
Registrar. 


3 . 


Mr. Rajeev Kumar Chauhan 
Assistant Registrar 


NOTES : 1.The appointment of Mr.Rajeev Kumar Chauhan as officiating Deputy Registrar will be subject to outcome of 

disciplinary proceedings pending against Mr.Arun Kumar - II , Assistant Registrar , and if on opening the sealed 


246 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 / JYAISTHA 4 , 1939 


[ PART II - I 


cover containing the findings with regard to his suitability for appointment to the post of Deputy Registrar , 
Mr.Arun Kumar- II , Assistant Registrar is found fit for appointment to the post of Deputy Registrar and if no 
vacancy is available , Mr.Rajeev Kumar Chauhan shall stand reverted to his previous post . Consequently, the 
condition imposed on the appointment of Mr.Dinesh Kumar Manchanda as Officiating Deputy Registrar 
subject to outcome of disciplinary proceedings pending against Mr. Arun Kumar- II vide Notification No.46 
/Estt./E-1/DHC dated 02.01.2017 stands lifted henceforth . 


2. The above appointments shall be further subject to outcome of (i) SLP (Civil ) No. 20362/2016 titled 

“ Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors. ” , ( ii ) SLP (Civil ) No. 19374/2016 titled 
“ K.K.Sharma & Ors . Vs. High Court of Delhi & Ors .” , (iii ) SLP (Civil ) No. 27418/2016 titled “ Dinesh 

Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors . ", (iv ) SLP ( Civil) No. 22722/2016 titled “ Pratima Rani 
Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.” and (v ) W.P. (C ) No.8016 /2016 titled “ Atul Kumar 
Sharma Vs. Delhi High Court and Anr . " 


1 


श्री प्रमोद कुमार , 


सं . 194/ स्था ./ ई-I/ डी एच सी . — माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष 
करती हैं : 
क्र.सं. अधिकारी का नाम एवं धारित पद पद जिस पर नियुक्ति हुई है टिप्पणी 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थाई | दिनांक 01.03.2017 से आगामी 
उप निबंधक 

सयुक्त निबंधक ( 7 वें वेतन आयोग आदेशों तक संयुक्त निबंधक के पद के 
के अनुसार ) 

प्रति जो सुश्री चम्पा लालचंदानी , 
संयुक्त निबंधक की सेवानिवृत्ति पर 
उपलब्ध हुआ है । 


.. 


नोट : उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविन्दर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय एवं अन्य ”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के. के. शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य ", (iii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 27418/2016 "शीर्षक दिनेश मनचन्दा एवं अन्य बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय एवं अन्य” (iv) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक " प्रतिमा रानी गुप्ता एवं अन्य बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” एवं ( v ) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” एवं ( vi ) रिट याचिका (सिविल ) सं . 7367/2012 शीर्षक “ पवन कुमार कालरा बनाम 
महा निबंधक , दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन हैं । 
No. 194 /Estt ./E - 1/DHC.- Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on 


the establishment of this Court: 


Sr. No. 


Name of the 
officer & Post held 


Post to which 

appointed 


Remarks 


1 . 


Mr. Pramod Kumar , 
Deputy Registrar 


Temporary Joint Registrar in the 
Level 14 of Pay Matrix ( as per 
Pay Commission ) 


7th 


With effect from 01.03.2017 till further 
orders against the post of Joint 
Registrar, which has become available 
upon 

retirement of Ms.Champa 
Lalchandani, Joint Registrar . 


NOTE : The above appointment is subject to outcome of (i ) SLP (Civil ) No. 20362/2016 titled “ Ravinder Pahuja & Ors. 

Vs. High Court of Delhi & Ors. ", (ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court 
of Delhi & Ors . ", ( iii ) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled " Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of 
Delhi & Ors.” , ( iv ) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi 
and Ors. ” and ( v ) W.P. ( C ) No.8016 / 2016 titled “ Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr . ” and 
(vi) W.P.(C ) No. 7367/2012 titled “ Pawan Kumar Kalra Vs The Registrar General, Delhi High Court & 
Ors . ” . 


१ 


[ PART II - I 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 / JYAISTHA 4 , 1939 


247 


सं . 195 / स्थापना/ई.-1/डीएचसी. — इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 45 /स्थापना/ ई.- 1/ डी.एच.सी. दिनांक 02.01.2017 की 
निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करती हैं : 


क्रम सं . 


1 . 


2 . 


अधिकारी का नाम व पद जिस पर नियुक्ति 

टिप्पणी 
धारित पद 

की गयी है 
श्री विनल कपूर , 

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 01.03.2017 से आगामी आदेशों तक 
स्थानापन्न सहायक 

अस्थायी सहायक निबंधक | सहायक निबंधक के पद के प्रति जो श्री दिनेश 
निबंधक 

( सातवें वेतन आयोग के कुमार मनचंदा , स्थानापन्न सहायक निबंधक की 
अनुसार) 

अस्थायी उप निबंधक के रूप में पदोन्नति पर 

उपलब्ध हुआ है । 
सुश्री ऋतु शर्मा, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 01.03.2017 से आगामी आदेशों तक 
प्रशासनिक अधिकारी अस्थायी 

अस्थायी सहायक निबंधक सहायक निबंधक के पद के प्रति जो सुश्री मीना 
( न्यायिक ) 

( सातवें वेतन आयोग के | भारद्वाज , सहायक निबंधक की अस्थायी उप 
अनुसार ) 

निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उत्पन्न हुआ है । 
श्री नीरज गोयल , वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 01.03.2017 से आगामी आदेशों तक 
निजी सचिव 

स्थानापन्न सहायक निबंधक सहायक निबंधक के पद के प्रति जो श्री राजीव 
( सातवें वेतन आयोग के कुमार चौहान, सहायक निबंधक की स्थानापन्न उप 
अनुसार ) 

निबंधक के रूप में पदोन्नति पर उत्पन्न हुआ है । 


, 


3 . 


, 


नोट : 1. श्री नीरज गोयल की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति श्री अरुण कुमार-II , सहायक निबंधक के विरुद्ध 

लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन होगी, एवं यदि उप निबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु 
उनकी उपयुक्तता से सम्बंधित जांच परिणाम रखने वाले सीलशुदा लिफाफे को खोलने पर श्री अरुण कुमार- II , 
सहायक निबंधक उप निबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है 
तो श्री नीरज गोयल अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । अतः, श्री विनल कपूर की स्थानापन्न सहायक 
निबंधक के रूप में नियुक्ति पर अधिसूचना सं . 45/ स्था ./ ई- I/ डी.एच.सी. दिनांक 02.01.2017 द्वारा लगाई गई 

शर्त श्री अरुण कुमार- II के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन अब से हटाई जाती है 
2. इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियुक्तियां ( i) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य 

बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ”, ( ii) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं. 19374/2016 शीर्षक “ के.के. शर्मा एवं 
अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायलय एवं अन्य ”(iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं . 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा 
एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv ) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं. 22722/2016 शीर्षक " प्रतिमा 
रानी गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (v) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक 
" अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” तथा रिट याचिका (सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक 
" अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ( vi ) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 5634/2016 शीर्षक 
" संजय प्रकाश गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन 
होंगी । 

निबंधक (स्थापना ) 


, 


यश पाल , 


248 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MAY 25 , 2017 /JYAISTHA 4 , 1939 


[PART II - I 


No. 195 /Estt./E-1/DHC.—In continuation to this Court s Notification No. 45 / Estt./ E - 1/DHC dated 02.01.2017 , 
Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court : 


Name of the officer & Post held 


Post to which appointed 


Remarks 


Sr. 
No. 
1 . 


Mr. Vinal Kapoor 
Officiating Assistant Registrar 


2 . 


Ms.Ritu Sharma 
Administrative Officer 
( Judicial) 


Temporary 

Assistant With effect from 01.03.2017 till further 
Registrar in the Level 12 orders against the post 

of Assistant 
of Pay Matrix (as per 7th Registrar , which has become available 
Pay Commission ) 

upon promotion of Mr.Dinesh Kumar 
Manchanda, Officiating Assistant 

Registrar as Temporary Deputy Registrar. 
Temporary 

Assistant With effect from 01.03.2017 till further 
Registrar in the Level 12 orders against the post of Assistant 
of Pay Matrix (as per 7th Registrar arising upon promotion of 
Pay Commission ) 

Ms.Meena Bhardwaj , Assistant Registrar 

as Temporary Deputy Registrar. 
Officiating Assistant With effect from 01.03.2017 till further 
Registrar in the Level 12 orders against the post of Assistant 
of Pay Matrix ( as per 7th Registrar arising upon promotion of 
Pay Commission ) 

Mr.Rajeev Kumar Chauhan , Assistant 
Registrar as Officiating Deputy Registrar. 


3 . 


Mr.NeerajGoel 
Private Secretary 


NOTES : 1. The appointment of Mr.Neeraj Goel as officiating Assistant Registrar will be subject to outcome of 

disciplinary proceedings pending against Mr.Arun Kumar- II, Assistant Registrar, and if on opening the 
sealed cover containing the findings with regard to his suitability for appointment to the post of Deputy 
Registrar , Mr.Arun Kumar - II, Assistant Registrar, is found fit for appointment to the post of Deputy 
Registrar and if no vacancy is available, Mr.Neeraj Goel shall stand reverted to his previous post. 
Consequently , the condition imposed on the appointment of Mr.Vinal Kapoor as Officiating Assistant 
Registrar subject to outcome of disciplinary proceedings pending against Mr.Arun Kumar - II vide 
Notification No. 45 /Estt./E - I/DHC dated 02.01.2017 stands lifted henceforth . 


2. The above appointments shall be further subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 

“ Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors . " , ( ii ) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled 
“ K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors. ” , (iii ) SLP (Civil ) No. 27418/2016 titled “ Dinesh 
Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors .” , (iv ) SLP (Civil ) No. 22722/2016 titled “ Pratima Rani 
Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors .” ( v) W.P. (C ) No.8016 /2016 titled “ Atul Kumar Sharma 
Vs. Delhi High Court and Anr. ” and (vi) W.P (C ) No. 5634/2016 titled " Sanjay Prakash Gupta and Ors . 
Vs. High Court of Delhi and Ors. ” . 

YASH PAL , Registrar (Establishment) 


Uploaded by Dte . of printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


Date : 2017.06.02 15:03:13 + 05 30 


